निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आश्विन 1942 ( श ० ) 
(सं ० पटना 692 ) पटना , सोमवार , 5 अक्तूबर 2020 


सामान्य प्रशासन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

27 फरवरी 2020 
सं० 7 / स्था0-04-02 / 2016-2994 / सा 0 प्र 0 - महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक -10246 दिनांक 
13.02.2020 द्वारा संसूचति अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या- 7 / स्था0-04-02 / 
2016 सा 0 प्र 0 2167 दिनांक 11.02.2020 की कंडिका -2 ( vi) को " अभ्यर्थी की नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 
दायर SLP ( C ) Appeal no.14156/ 2015 ( Dheeraj Mor v /s Hon ble high court of Delhi ) एवं अन्य 
जुड़े मामले के फलाफल से प्रभावित होगी । " के स्थान पर " अभ्यर्थी की नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 
GRR SLP ( C ) Appeal no . 14156/2015 ( Dheeraj Mor Vs. Hon ble High Court of Delhi ) 
साथ ही WP ( C ) No. ( S ) 251/2016 ( Abhimeet Sinha and Ors. Vs. High Court of 
Judicature at Patna through its Registrar General and Ors .) के फलाफल से प्रभावित होगी " 
पढ़ा जाय । 

अधिसूचना की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी । 
अधिसूचना संख्या -2167 दिनांक 11.02.2020 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 692-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


